निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 माघ 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 फरवरी 2010 


( संo पटना 148 ) 


विधि विभाग 


- - - - 


शुद्धि - पत्र 

19 फरवरी 2010 
सं0 एल0जी0 - 1 - 20/ 2009 - 15/ लेजः — बिहार गजट संख्या पटना 32 ( असाधारण ) दिनांक 8 जनवरी 
2010 में विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल0जी0 - 1 - 20 / 2009 लेजः 08 दिनांक 8 जनवरी 2010 द्वारा 
प्रकाशित बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम , 2009 ( बिहार अधिनियम 4, 2010 ) के अंग्रेजी प्राधिकृत 
पाठ जिसका संख्या 09 लेज है में धारा - 10 की उप - धारा (2 ) में “ schedule-1 " के स्थान पर 
"schedule-2 " पढ़ा जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 148 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


